शासन 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. " 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


कमांक 137 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 फरवरी 2020 


फाल्गुन 7 , शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2020 


आदेश 


क्रमांक / एफ 15-11/ 15-02 / 2019. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा ( 1) 
के अधीन श्री हिमशिखर गुप्ता , भा.प्र.से. ( 2007), पंजीयक , सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को उनकी पद पर उपस्थिति दिनांक 13-02-2020 से आगामी 
आदेश तक “ सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार ” नियुक्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . एस . सर्पराज, उप - सचिव . 


273 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


